जुमा भाषण 


01/08/1443 H 


अब्दुल मुहसिन पुत्र मुहम्मद अल क़ासिम 
इमाम एवं उपदेशक : मस्जिद नबवी शरीफ़ 


(६ पवित महान रक्षक (अल्लाह) ) पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) ; 


@ a-alqasim.com [11५1 ४101 ७छ। FawaidAlQasim 


पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 1 


पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 

समस्त प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफें करते हैं, उसी से मदद 
चाहते हैं, उसी से हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, अपने प्राण और करतूत की 
बुराइयों से उसकी पनाह चाहते हैं, अल्लाह जिस को सीधा रास्ता दिखा दे उसे कोई 
भटका नहीं सकता और जिसे पथभ्रष्ट कर दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं चला 
सकता, में गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा वास्तव में कोई पूजनीय नहीं है और 
में गवाही देता हूं कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) अल्लाह के बंदे 
और उनके पेगंबर हैं। पेगंबर, आपके वंश और आपके पदचिन्हों पर चलने वाले 
साथियों पर अत्याधिक सलाम व शांति हो। 


प्रशंसा और सलाम के बाद: 


अल्लाह से डरो जितना डरने का हक है और उसे गोपनीयता और सरगोशी में अपना 
निगरान समझो। 


मुसलामानो! 


अल्लाह के अच्छे-अच्छे नाम हैं जिनमें बड़े अच्छे और सर्वोच्च गुणों को बयान किया 
गया हे, जिसे उसके नाम और उसके गुणों की जितनी जानकारी होती है वो उतना ही 
अपने रब की इबादत व वंदना और उस से निकट होने में आगे होता है, उस के नामों 
को जो बंदा गिनती करेगा (याद कर समझेगा) वह जन्नत में दाखिल होगा, ब्रह्मांड में 
जो भी चाल और शांति है वह उसी अल्लाह के नामों और गुणों के प्रभाव से हैं, महान 
अल्लाह फरमाता है: 

GB i 이 1949 Gs NN 75% Ge aN 555 ५३०० Ee 35 누에 에 
अल्लाह ही है जिसने सात आकाश बनाए और उन्ही के सदृश धरती से भी। उनके 


बीच (उसका) आदेश उतरता रहता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह को हर चीज़ 
ठ सामर्थ्य प्राप्त हे और यह कि अल्लाह हर चीज़ को अपनी ज्ञान-परिधि में लिए हुए 


(अत-तलाक (^४-॥1.९):12) 
अल्लाह तआला के नामों में से वह नाम जिसे उसने खुद को दिया है और अपने आप 
को अपने सृष्टि के सामने परिचित किया है एक नाम अल-हाफिज़ और अल-हफीज़ 
हैं अर्थात रक्षक यानी अपनी सृष्टि में से उसने जितने को अस्तित्व दिया है सबकी 
अपनी क्षमता के साथ रक्षा करता है, अगर उसकी सुरक्षा ना होती तो सारी सृष्टि का 
विनाश हो जाता, अंगर वह देखभाल ना करता तो सृष्टि का विधान टूट फूट का 

a-alqasim.com 


पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 


2 
शिकार हो जाता और एक सृष्टि दूसरी सृष्टि पर चढ़ दोड़ती। 
तो आकाश, धरती और जो कुछ उन दोनों के बीच में है वह सब उसी के आदेश पर 
कायम है, महान अल्लाह का कथन है: 
A be a 이 थी; आप YB ते GAN AN Be 20 2] 

|) gE ls 5 4 
अल्लाह ही आकाशों और धरती को थामे हुए है कि वे टल न जाएँ और यदि वे टल 
जाएँ तो उसके पश्चात कोई भी नहीं जो उन्हें थाम सके। निस्संदेह, वह बहुत 
सहनशील, क्षमा करनेवाला है। 
(Fatir:41) 
अल्लाह दोनों की सुरक्षा करता है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है उनकी भी, 
ताकि जब तक उनका बाकी रहना निर्धारित हे उस वक्‍त तक वह बाकी रहे, ना उन 
का समय से पहले अंत हो और ना ही विनाश हो और इन चीजों की सुरक्षा करना 
उसके लिए बड़ा आसान है: 


Bhall Gil As phi 55% YFG SN a 존나 
उसकी कुर्सी आकाशों और धरती को व्याप्त है और उनकी सुरक्षा उसके लिए 
तनिक भी भारी नहीं और वह उच्च, महान है 
उसकी सुरक्षा उसकी सारी सृष्टि को घेरे हुए हैं 
(अल-बक़रा ^1-Bqarah:255) 
उसके संरक्षण ने समस्त सृष्टि को घेर रखा है, कोई उसकी सुरक्षा से पलक झपक ने 
की देर तक भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। 

"निस्संदेह मेरा रब हर चीज़ की देख-भाल कर रहा है।" 
(Ra (Hud):57) 
जो कुछ आकाश में है, धरती के ऊपर है और उस के नीचे है, इनमें से हर एक चीज़ 
अल्लाह की किताब में सुरक्षित है। 
his US Ue 9 ०३14 02 231 Cai Le (६०० 3६ 


हम जानते है कि धरती उनमें जो कुछ कमी करती है और हमारे पास सुरक्षित 
रखनेवाली एक किताब भी है 


(काफ (02014 


a-alqasim.com 


पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 3 


इब्रे कसीर (रहमतुल्लाहि अलेह) फरमाते हैं: आयत का मतलब है: अल्लाह कहते हैं 
कि "हम जानते हैं उन मुर्दा शरीरों को भी कि धरती ने उन्हें कितना खा लिया, हम 
इसे अच्छी तरह जानते हैं, हम से यह चीज़ छुपी हुई नहीं है कि कहां शरीर जुदा जुदा 
हो गए फिर वो कहां चले गए? और फिर कहां तक उनको जाना है?" 
अल्लाह का अपने बन्दों को Et देने का मतलब यह है कि उसने फरिश्तों को 
उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है जो उनके आगे पीछे आते जाते रहते हैं और 
अल्लाह के हुक्म से उन्हें मुश्किलों और आफतों से सुरक्षा प्रदान करते हैं: 
उसके रक्षक (पहरेदार) उसके अपने आगे और पीछे लगे होते हैं जो अल्लाह के 
आदेश से उसकी रक्षा करते है। 
(अर-रअंद (^४-R2`4):11) 
हज़रत मुजाहिद कहते हैं: हर बंदा के पास एक फरिश्ता होता है जो अल्लाह की 
तरफ से जिम्मेदार होता है जो उसकी नींद और बेदारी के समय जिन्नात इंसान और 
कीड़े मकोड़ों से उसकी हिफाज़त करता है, कोई भी चीज जब उसकी तरफ आती है 
तो उसे कहता है: पीछे चले जाओ, सिवाय उस चीज़ के जिसको अल्लाह ने खुद 
इजाज़त दी हो तो वह चीज़ उस तक पहुंच कर रहती है। 
अल्लाह अपने बंदों के तमाम कार्यो और करतूतों को सुरक्षित रखता है उससे कोई 
भी चीज़ गायब नहीं होती, अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक फरिश्ते को मुकर्रर कर 
दिया है जो उसके कार्यों को नोट करता है और जो भी वह आज्ञा पालन या उलंघन 
करता है सब कुछ वह फरिश्ता काउंट करता है। 
Es ie Ul ui 06 시 

कि हर एक व्यक्ति पर एक निगरानी करनेवाला नियुक्त 61 
(अत-तारिक (^ T2४।५):4) 
और वह फरिश्तों के किताबों में नोट कर लिए जाते हैं: 

SOs ५ 255 * gl ५155 * 225३] ६४० 63 
जबकि तुमपर निगरानी करनेवाले नियुक्त हैं, प्रतिष्ठित लिपिक, वे जान रहे होते हैं जो 
कुछ भी तुम लोग करते हो। 
(अल-इन्फितार (Al-'Infitar):10-11-12) 
अल्लाह के प्रिय मित्र जेसे उसके पेगंबर (अलेहिमुस्सलाम) और पैगंबर के आज्ञाकारी 
लोग, इनके लिए अल्लाह की सुरक्षा खास होती है, महान पवित्र अल्लाह ऐसी चीज़ों से 
उनकी हिफाज़त करता है जो उनके इमान को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उनके 


a-alqasim.com 


पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 


यकीन को डगमगा सकती हैं जैसे संदेह फितने और वासना जेसी बुरी चीज़ों से 
हिफाजत करता है, इसी तरह दुश्मनों से भी उनकी हिफाजत करता है चाहे वह 
जिन्नात में से हो या इंसान में से हो, हर प्रकार के दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह उनकी 
मदद करता है और उनकी चालों को नष्ट करता है। 


जो अल्लाह के आदेशों का पालन करके और मना की हुई चीजों से बचकर के 
अल्लाह की आज्ञाकारी की रक्षा करता है और अल्लाह की सीमाओं से आगे नहीं 
बढ़ता है तो तमाम स्थितियों में अल्लाह उसके साथ होता है, वह जहां भी रुख करे 
अल्लाह उसे अपनी हिफाज़त में रखता है और उसकी सहायता करता है, उसकी 
दीन की सुरक्षा करता है, उसके दीन की संदेहों और वासनाओं से रक्षा करता है, 
उसकी दुनिया की रक्षा करता है, परिवार में उसकी रक्षा करता है, मौत के समय 
उसके ईमान की रक्षा करता है और उसे ईमान पर मौत नसीब करता है, पैगंबर 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया: "तुम अल्लाह के हुकुम की रक्षा करो 
अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा, अल्लाह के हुकुम की रक्षा करो तुम उसे अपने सामने 
पाओगे" (तिर्मिज़ी) 


अल्लाह के पैगंबरों ने अपने रब के 4414 को पहुंचा दिया और दीन को स्थापित 
किया जिस दीन पर अल्लाह अपने बंदों के लिए राजी हुआ, इस रास्ते में उन्होंने बहुत 
सी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना किया, इन सब चीज़ों का सामना करते 
समय वही पवित्र रक्षक अल्लाह उनके साथ था, उसने उनकी हिफाज़त की और 
पेगाम के पहुंचाने में त्रुटियों से उन्हें दूर रखा, दुश्मन से उनको प्रताड़ित किया गया 
लेकिन दुश्मनों की चाल से अल्लाह ने उनकी रक्षा की। 


इब्राहीम (अलेहिस्सलाम) को बहुत बड़ी आग में डाल दिया गया जो आग किसी भी 
चीज़ को नहीं छोड़ती थी, जो भी चीज़ सामने आती उसे जला देती, ऐसे समय में 
उन्होंने पवित्र रक्षक अल्लाह से संपर्क किया और कहा अल्लाह ही हमारे लिए काफी 
हे और वह बड़ा अच्छा ज़िम्मेदार है, अल्लाह ने उस आग से उन्हें निजात दी और 
उनके लिए आग ठंडी और शांतिपूर्ण बन गई। 


इस्माईल (अलेहिस्सलाम) को उनके पिता ने चित्‌ लेटा दिया ताकि उनको ज़बह कर 
दें जैसा कि उनके रब ने आदेश दिया था, जब दोनों अल्लाह के आदेश के आगे झुक 
गए और अपने सपने को सच कर दिखाया, अपने पिता से इस्माईल (अलेहिस्सलाम) 
ने कहा: "पिता जी जो आपको आदेश दिया गया है उसे पूरा करें अल्लाह चाहे तो 
आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे", तो अल्लाह ने उनके बदले में एक बड़ा 
जानवर भेज दिया। 

हृद (अलेहिस्सलाम) ने अपने समुदाय को बुलाया लेकिन जब उन्होंने मुंह फेर लिया 
और तकलीफ देने की धमकी दी तो वह अपने रक्षक परवरदिगार की शरण में आ 
गए और उन्होंने कहा 


a-alqasim.com 


पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 5 


BBB bBo Ms i CG BT 58 

296 2५४ 05 습도 2४2०) 

"किन्तु यदि तुम मुँह मोड़ते हो तो जो कुछ देकर मुझे तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह 

तो मैं तुम्हें पहुँचा ही चुका। मेरा रब तुम्हारे स्थान पर दूसरी किसी क़ौम को लाएगा 

और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। निस्संदेह मेरा रब हर चीज़ की देख-भाल 
कर रहा है।" 


(Ra (Hud):57) 
यानी वह मुझे तुम्हारी बुराई और तुम्हारी चाल से रक्षा करेगा, तुम मुझे कुछ भी बुराई 
नहीं पहुंचा सकोगे। 
अल्लाह की सुरक्षा इंसानी सुरक्षा से ज्यादा परिपूर्ण और मुकम्मल होती है, यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) के भाइयों ने यूसुफ की सुरक्षा को अपने साथ बांधा और अपने पिता 
से कहा युसूफ को हमारे साथ कल भेज दीजिए, खेलेगा कूदेगा और हम उसकी रक्षा 
करेंगे तो उन्होंने यूसुफ को गुम कर दिया लेकिन जब याकूब (अलेहिस्सलाम) ने 
यूसुफ और उनके भाई की सुरक्षा को अल्लाह के साथ बांध दिया और कहा अल्लाह 
ही सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करने वाला है और दयावानों का दयावान है तो 
अल्लाह ने दोनों की रक्षा की और उन दोनों को उनके पिता के पास लौटा दिया, उन 
दोनों का अनजाम भी सबसे अच्छा रहा बल्कि अल्लाह ने युसूफ को अपने बंदों के 
अधिकारों का रक्षक बना दिया, यहां तक कि यूसुफ (अलेहिस्सलाम) ने अपने बारे में 
कहा कि मैं रक्षक और जानकार हूं। 
मूसा (अलेहिस्सलाम) की माता ने अल्लाह की रक्षा पर भरोसा करते हुए अपने दूध 
पीते बच्चे को समंदर में डाल दिया, उनके रब ने उनके बच्चे की हिफाजत की और 
उसे अपनी आंखों के सामने दुश्मन के घर में रखा, उन्हें बहुत ही महान पेगंबर 
बनाया जो दृढ़ संकल्प वाले पैगंबरों में गिने जाते हैं। 
हज़रत यूनुस (अलेहिस्सलाम) को मछली ने निगल लिया, मछली के पेट, समंदर और 
रात के अंधेरे में उन्होंने अपने रक्षक परवरदिगार को पुकारा: 

CALEY Cys CS i Sos ol ४) 세 Y 
"तेरे सिवा कोई भी वास्तव में पूजनीय है ही नहीं, तू पवित्र है, में ही अपने आप पर 
अत्याचार करने वालों में से था।" 
उनके परवरदिगार ने उनकी पुकार को सुना और स्वीकार किया, उन्हें मुसीबत से 
मुक्ति दिलाई, इसी तरह अल्लाह ईमान वालों को नजात देता है और वह ऐसे ही 
बर्बाद नहीं हो जाते: 


Uhh ४ 5995 Mle ils * 22४६. # 5 ell 2050: 


a-alqasim.com 


6 पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 


अन्ततः हमने उसे इस दशा में कि वह निढ़ाल था, साफ़ मैदान में डाल दिया, हमने 
उसपर बेलदार वृक्ष उगाया। 

(अस-साफ्फात (^५-9aff1!):145-146) 

हज़रत सुलेमान (अलेहिस्सलाम) को जबर्दस्त बादशाहत दी गई, अल्लाह ने उनके 
लिए जिन्नात को उनके अधीन कर दिया जो उनके आज्ञा पालन करने पर विवश हो 
गए और अजीबोगरीब, आश्चर्यजनक और चमत्कारी चीज़ें उनके द्वारा हुई, अल्लाह 
उनकी भी सुरक्षा करने वाला था जिन्नात के विद्रोह और उनकी तकलीफ से: 

Oh BUST 5, ५०० Olas Bsa ७ hl 555 
और कितने ही शेतानों को भी अंधीन किया था, जो उसके लिए गोते लगाते और 
इसके अतिरिक्त दूसरा काम भी करते थे। और हम ही उनको संभालनेवाले थे 
(अल-अंबिया (^1-'^n४2'):82) 
हाफिज इब्रे कसीर (रहमतुल्लाहि अलेह) फरमाते हैं: अल्लाह तआला सुलेमान 
(अलेहिस्सलाम) की रक्षा करता था इस बात से कि कोई भी शैतान उन्हें कोइ बुराई 
ना पहुंचा दे बल्कि सब उनकी ड में और उनके मातहत थे, किसी के अंदर इतनी 
हिम्मत नहीं थी कि उनके पास और करीब बढ़ सके बल्कि उनके दरमियान निर्णय 
लेने वाले सुलेमान (अलेहिस्सलाम) ही थे, अगर चाहते तो उन्हें आज़ाद कर देते और 
चाहते तो उनमें से जिसे चाहते क़ैद कर देते। 
इसा (अलेहिस्सलाम) की हत्या करने के लिए यहूदियों ने बड़ी कोशिश की और 
उनके पैगाम को खत्म करने का इरादा किया तो अल्लाह ने उन्हें जिंदा उठा लिया 
और उनके हाथों से इसा (अलेहिस्सलाम) की रक्षा की और इनके बदले में दुश्मनों में 
से एक को उनकी जेसी शक्ल दे दी: 

al 43 csi Bgl sigs 
हालाँकि न तो इन्होंने उसे कत्ल किया और न उसे सूली पर चढाया, बल्कि मामला 
उनके लिए संदिग्ध हो गया। 
(अन-निसा (^7-Ni$a):157) 
हमारे पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जिन पर पेगंबरी सिलसिला का 
अंत हुआ अल्लाह ने उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली: 

SOF 21 633 ४ 20 BSN 06 Sag 20 3 
अल्लाह तुम्हें लोगों (की बुराइयों) से बचाएगा। निश्चय ही अल्लाह इनकार करनेवाले 
लोगों को मार्ग नहीं दिखाता 
(अल-माइदा (A1-M2'dah):67) 


a-alqasim.com 


पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 


अर्थात अल्लाह दुश्मनों की चालों से आपकी रक्षा करेगा और आप जो कुछ ले 
करआए हैं उनकी सुरक्षा भी करेगा। 


हज़रत जाबिर (रदियल्लाह अन्हू) कहते हैं कि हम पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) के साथ आगे बढ़े यहां तक कि जब जात अर-ेक़ा पहुंचे तो एक छावदार 
पेड़ के नीचे आए और हमने वहां पैगंबर (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) को आराम के 
लिए छोड़ दिया, मुशरिकीन (बहुइश्वरवादी) में से एक आदमी आया जबकि आप 
(सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) की तलवार पेड़ से लटक रही थी, उसने पेगंबर 
Se अलैहि व सललम) की तलवार को पकड़ा और तलवार को म्यान से बाहर 
निकाला और पैगंबर (सल्लल्लाहु अलेहि वयसल्लम) को कहने लगा: क्या तुम्हें मुझसे 
कोई भय नहीं लग रहा है? आपने फरमाया: नहीं, तो उसने कहा: आज कीन मुझसे 
आपको बचाएगा? आपने कहा: अल्लाह तुमसे मुझे बचाएगा, तो उसने दोबारा 
तलवार को म्यान में डाल दिया और पेड़ पर लटका दिया। 
पेगंबर (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) के आज्ञाकारी सहाबा के नसीब में भी अल्लाह 
की सुरक्षा थी वह जितने आप के आज्ञा पालन करते उतना अल्लाह उनकी रक्षा 
करता। 
इब्र क़स्थिम फरमाते हैं: "पेगंबर (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) की आज्ञा पालन करने 
वालों के हिस्से में भी अल्लाह की हिफाजत थी, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका 
सम्मान और उनकी सहायता सब कुछ उनको हासिल था, उतना ही जितना वह 
आज्ञा पालन करते थे तो कोई बराबर इसे हासिल करता रहा और कोई अधिक से 
अधिक आगे बढ़ता रहा।" 
महान कुरआन सबसे अंतिम और सबसे संपूर्ण पुस्तक है अल्लाह ने उसकी 
हिफाज़त की जिम्मेदारी खुद ली है 

이 61 41 ७ 591 ४५ GU 
यह अनुसरण निश्चय ही हमने अवतरित किया है और हम स्वयं इसके रक्षक हैं। 
(अल-हिज्र (७1-1710:9) 
तो कोई हाथ उसे बदल नहीं सकता, ना ही उसमें किसी चीज़ को मिलाया जा सकता 
है और ना ही उससे कुछ घटाया जा सकता है, चाहे आदेश वाली आयतें हों, सीमा 
वाली आयतें हों चाहे अपरिहार्य धारा वाली आयतें हों , उसके शब्द और अर्थ दोनों 
सुरक्षित हैं, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फरमाया 


0” ५०० 


हालाँकि वह एक प्रभुत्वशाली किताब है, (तो न पूछो कि उनका कितना बुरा परिणाम 
होगा) असत्य उस तक न उसके आगे से आ सकता है और न उसके पीछे से; 


a-alqasim.com 


8 पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 


( फुस्सीलत (0055420:41) 
इससे पहले जब ईसाइयों को अल्लाह ने किताब की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी तो 
उन्होंने क्या किया था इसके बारे में अल्लाह फरमाता है: 

Dil HS be lsh (५ 
क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की सुरक्षा का आदेश दिया गया था और वे उसके 
संरक्षक थे। 

(अल-माइदा (41-5141020):44) 
लेकिन इसमें तब्दीली और मिलावट दाखिल हो गई 
बंदा भी अल्लाह के सुरक्षा के सवाल से बेपरवाह नहीं हो सकता, पेगंबर (सल्लल्लाहु 
अलैहि व व सललम) अपने रब को इ बह शाम पुकारा करते थे, ऐसी दुआ के साथ जो 
संरक्षण के सारे स्तंभों पर आधारित 
GH 355 eg 365 ugh 363 vg 225 ५७५ 0 be hl EN 
gi bs Jl Bf Bass 5; 
"ऐ अल्लाह मेरे सामने, मेरे पीछे, दाएं, बाएं और ऊपर से (आने वाली मुसीबतों से) 
मेरी रक्षा फरमा, में तेरी महानता के ज़रिये नीचे से धोखे से मारे जाने से तेरी पनाह 
चाहता हूं"। 
(अबू दाऊद) 
(नीचे से धोखे से मारे जाने का मतलब है धंसा दिया जाना। ) 
इसका मतलब है कि ऐ रब मुझे सुरक्षा दे जिन्नात, इंसान और कीड़े मकोड़ों की 
बुराइयों से और इबलीस की बुराइयों से जिस ने कहा कि फिर मैं लोगों के पास 
सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा, मुझे हर उतरने होने वाली बला से 
सुरक्षा दे और धंसने तथा दूसरे अज़ाब से और आम विनाशकारी चीजों से मेरी रक्षा 
कर। 
बंदा नींद की हालत में जिन्नात की तकलीफ का निशाना होता है तो जिसने आयतुल 
कुर्सी को सोते समय पढ़ ली वो अल्लाह की सुरक्षा में रहेगा, शैतान उसके क़रीब 
सुबह तक नहीं आएगा। (बुखारी) 
इसी तरह जागने की अवस्था में भी कोई बंदा अल्लाह की हिफाज़त से बेपरवाह नहीं 
हो सकता, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा: जब तुम में से कोई 
आदमी बिस्तर की तरफ आए तो कहे: 
७389७ Lis) 009 teas ud ८३०० 0 ४४७ ४, | उसके ०७-०३ i) pel ४1०2०" 
아비 ०। 2300० 4 hiss Ls 
a-alqasim.com 


पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 


ऐ मेरे अल्लाह तू पाक पवित्र है तू मेरा रब है, तेरे ही नाम से में अपने पहलू को रखता 
हूं और तेरे ही नाम से उठाता हूं, अगर तू मेरी सांस रोक दे तो मेरे पापों को माफ कर 
देना और अगर तू मेरे साँस को जारी रखे यानी मेरी आत्मा को नींद के बाद लौटा दे 
तो उसकी सुरक्षा करना उसी प्रकार से जैसे तू नेक बंदों की सुरक्षा करता है। 


(बुखारी व मुस्लिम) 
जो अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करेगा उसी तरीके से जिसका अल्लाह ने करने का 
हुक्म दिया है पूरी नेक नियत और संपूर्ण तरीके से तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल 
कर देगा, अल्लाह तआला ने फरमाया: 

93 ld US Ge ful 
"यह हे वह चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर रुजू करनेवाले, बड़ी 
निगरानी रखनेवाले के लिए;" 
(काफ ((०१:32) 
तो ऐ मुसलमानो! 
अल्लाह महान है, बड़ा है, ब्रह्मांड की बड़ाई के साथ वह उसकी हिफाजत करता है, 
हर इंसान की फितरत हे कि जो उसकी सुरक्षा करे, उसे संरक्षण दे वह उस से प्रेम 
करता है, अल्लाह आपकी हर जगह हर समय सुरक्षा करता है तो वह ज्यादा हक 
रखता है कि उस से प्रेम किया जाए और उसके आज्ञा का पालन किया जाए, तो 
जिसने अल्लाह के संरक्षण को अपने कार्यो के लिए महसूस किया अल्लाह उसे 
अपनी पूरी निगरानी प्रदान करेगा। 
जो यकीन कर ले कि अल्लाह अकेला हर चीज़ को संरक्षण देने वाला 8 और उसकी 
हिफाजत किसी अन्य सृष्टि की हिफाज़त से ज्यादा संपूर्ण होती है तो उस पर भरोसा 
करेगा, अपने दीन की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने बेटों और 
अपने धन दौलत की रक्षा के लिए उसी पर वह भरोसा करेगा,अपने आप की रक्षा के 
लिए सबसे बड़ा कारण जिसे इंसान अपना सकता है वह अल्लाह को एक मानना है, 
उसी के आज्ञा का पालन करना। 
और अल्लाह को जब कोई चीज सौंप दी जाए तो उसकी रक्षा करता है। 
में अल्लाह की पनाह (शरण) चाहता हूं दुत्कारे हुए शैतान से 

hss ५४५४ 05 (०६ ys 

तुम्हारा रब हर चीज़ का अभिरक्षक है 
(सबा ($2b2):21) 
अल्लाह आपको और मुझे बरकत दे 


10 पवित्र महान रक्षक (अल्लाह) 


द्रसरा ख़ुतबा 
समस्त प्रशंसाएं अल्लाह के लिए है उसके उपकार की बुनियाद पर, सारी कृतज्ञता 
भी उसी के लिए है उसके एहसान और राह दिखाने की बुनियाद पर, अल्लाह की 
महानता को ज्ञात करते हुए मैं गवाही देता हूं के उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है 
और गवाही देता हूं कि अपने पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) अल्लाह 
के बन्दे और उसके पैगंबर, उन पर अपार सलाम व शांति की वर्षा हो 
ऐ मुसलमानो! 
जिसने जान लिया कि हर चीज का संरक्षण देने वाला अल्लाह है और वह हर चीज पर 
वो सामर्थ्य रखता है तो दूसरे कारणों की तरफ नहीं जाएगा, वह अपना कार्य करेगा 
इस 40019 के साथ कि सारा का सारा संरक्षण अल्लाह के हाथ में है, जबकि कारण 
कभी-कभी अपने काम से पीछे भी हट सकते हैं, सो वो सच्चाई के साथ अल्लाह का 
शरण लेता है, सुरक्षा हिफाजत, तकलीफ देने वाली चीज़ों से सलामती और 
विनाशकारी चीजों से निजात के लिए अल्लाह की तरफ रुख करता है। 


और जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें नमाज़ अदा करने का आदेश दिया है..... | 


a-alqasim.com 


९ 


A )६६१/.//« ) 


#b a-algasim.com ६३६36) (99 (ㆍ) FawaidAlQasim 


